सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

19 भाद्र 1936 ( श०) 
संख्या 437 राँची ,बुधवार 

10 सितम्बर , 2014 (ई०) 
उत्पाद एवं मध निषेध विभाग 


- - -- -- -- -- - 

अधिसूचना 
10 सितम्बर , 2014 


संख्या-1/ नीति- 40 -01/ 2013 - 1831 - झारखण्ड उत्पाद अधिनियम , 1915 की धारा- 89 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है: 


झारखण्ड उत्पाद होलोग्राम (संशोधित ) नियमावली, 2014 


1. संक्षिप्त नामः 

( क ) यह नियमावली झारखण्ड उत्पाद होलोग्राम ( संशोधित) नियमावली, 2014 कही जायेगी । 

( ख ) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से पूरे राज्य में प्रभावी होगी । 
2. परिभाषाएं: 

( क ) आयुक्त उत्पाद से अभिप्रेत है आयुक्त उत्पाद , झारखण्ड, 
( ख) मदिरा से अभिप्रेत है देशी शराब, मसालेदार देशी शराब , भारत निर्मित विदेशी शराब (बीयर एवं 

वाईन सहित) एवं आयातित विदेशी शराब, लो स्ट्रेन्थ कार्बोनेटेड अल्कोहलिक बिवरेज अथवा 

समय - समय पर राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा जिसे मदिरा घोषित किया जाय , 
( ग) अधिनियम से अभिप्रेत है झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 ( अधिनियम- | 1915 ), 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 10 सितम्बर, 2014 


( घ) होलोग्राम से अभिप्रेत है मदिरा की बोतलों पर लगाया जाने वाला ऐसा Adhesive Label जिसका 

विनिर्माण भौतिकी शास्त्र के प्रकाश की तरंगों के विभिन्न सिध्दान्तों का उपयोग करते हुये किया 
जाएगा तथा जिसकी विशिष्टियाँ राजस्व हित में उत्पाद विभाग द्वारा इस क्षेत्र में विशेष ज्ञान 
रखने वाले व्यक्तियों के सहयोग से निर्धारित की जायेगी। इन विशिष्टियों को समय- समय पर 
विभाग के द्वारा परिवर्तित एवं संशोधित किया जा सकेगा, 
प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम मुद्रणालय से अभिप्रेत है आयुक्त उत्पाद के अधीन सहायक आयुक्त 
उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद स्तर का पदाधिकारी, जिन्हें होलोग्राम के संचयन वितरण एवं रख -रखाव 

के लिए विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया हो , 
( च ) वितरक से अभिप्रेत है ऐसा अनुज्ञाधारी जिन्हें राज्य में उत्पाद प्रपत्र- 19सी, 19ई अथवा 19एफ में 

अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया हो , 
अनन्य विशेषाधिकार विशेष विशेषाधिकार प्राप्त अनुज्ञाधारी से अभिप्रेत है वैसे अनुज्ञाधारी जिन्हें 
उत्पाद अधिनियम की धारा- 22 , 22डी एवं 22जी अथवा अन्य किसी सुसंगत प्रावधानों के 
अन्तर्गत मदिरा के विनिर्माण , संचय , परिवहन , थोक अथवा खुदरा बिक्री के अनन्य 
विशेषाधिकार /विशेष विशेषाधिकार की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो , 
_ प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी से अभिप्रेत है अवर निरीक्षक उत्पाद से अन्यून वैसा पदाधिकारी, जिन्हें 

उत्पाद अनुज्ञप्ति परिसर में प्रभारी के रुप में पदस्थापित किया गया हो , 
( झ ) बोतल/ सैचेटस/ कैन्स से अभिप्रेत है शीशा अथवा धातु अथवा प्लास्टिक से बना कोई बर्तन, थैली 

या पात्र जिसमें विक्रय के प्रयोजनार्थ मदिरा की भराई या अन्तरण किया गया हो , 
___ J.S. B.C.L. से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड , 
___ वर्ष से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष जो कैलेण्डर वर्ष के 1ली अप्रैल से आरम्भ होकर 31 मार्च को 

समाप्त होता हो , 
( ठ) विभाग अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार के अधीन उत्पाद एवं मध निषेध विभाग । 
3. (क ) झारखण्ड राज्य में बिकने वाली सभी प्रकार के मदिरा के बोतलों/सैचेट / कैन पर होलोग्राम चिपकाना 

अनिवार्य होगा । 
( ख ) राज्य में बिकनेवाली मदिरा की बोतलों/ सैचेट / कैन पर यदि होलोग्राम नहीं चिपकाया गया हो तो 

उसकी बिक्री नहीं की जा सकेगी । 
4. ( क) विभाग द्वारा निविदा प्रकाशन के पूर्व एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा । 

तकनीकी विशेषज्ञों की समिति में वैसे सदस्य को रखा जाएगा जो होलोग्राम तकनीक के संदर्भ में विशेष 
ज्ञान रखते हों तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थानों से संबंधित हों एवं 
किसी भी तरह से होलोग्राम का निर्माण करनेवाले किसी भी निर्माणकर्ता से प्रत्यक्ष/ परोक्ष रुप से जुड़े न 


हों । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 10 सितम्बर, 2014 
( ख) होलोग्राम के नकल की संभावनाओं को क्षीण करने के उद्देश्य से निविदा प्रकाशन के पूर्व तकनीकी 
विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाएगा कि निविदा की शर्तों में होलोग्राम की विशिष्टियों को सुरक्षा प्रदान 
करने के लिए किन -किन बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए । इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय 

अंतिम होगा । 
5. ( क) होलोग्राम निर्माण एवं आपूर्ति के लिए निविदा प्रकाशित कर निविदा की शर्तों के अनुरुप चयनित 

निविदादाता से विभाग द्वारा होलोग्राम प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी । 
( ख) प्रत्येक नई निविदा के लिए निविदा प्रकाशन की शर्तों को विभाग द्वारा समय- समय पर 
समीक्षोपरान्त तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार संशोधित किया जा सकेगा। 
( ग) निविदा खोलने की तिथि से कम से कम 21 दिन पूर्व स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में 
इसका प्रकाशन अनिवार्य रुप से किया जाएगा । 
( घ) विभाग द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा निविदाओं की समीक्षा होलोग्राम के तकनीकी 
विशिष्टियों के विभिन्न मापदण्डों ( Parameters ) को तय कर किया जाएगा तथा निविदा शर्तों में प्रारुपित 
विशिष्टियों के अनुरुप समर्पित होलोग्राम को ही तकनीकी रुप से योग्य घोषित किया जाएगा। तकनीकी 
रुप से अयोग्य पाये जानेवाले निविदादाताओं के संबंध में भी तकनीकी समिति स्पष्ट रुप से कारण का 
उल्लेख करते हुए अयोग्य घोषित करेगी। 
(ड.) जिन निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रुप से सही पायी जाएगी , उन्हीं निविदादाताओं द्वारा 
समर्पित Financial Bid विचारणीय होगी । तकनीकी रुप से योग्य नहीं पाये जाने पर ऐसे निविदादाताओं 
द्वारा समर्पित Financial Bid नहीं खोली जाएगी । 
( च) विभाग द्वारा गठित निविदा समिति की अनुशंसा पर किसी भी निविदा को विभाग द्वारा अस्वीकृत 

किया जा सकता है तथा विभाग का निर्णय अंतिम होगा । 
6. समय- समय पर विभाग द्वारा होलोग्राम की सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति के 

परामर्श के अनुसार होलोग्राम के सुरक्षात्मक उपाय किये जायेंगे । 
7. अंतिम रुप से जिन निविदादाताओं के पक्ष में निविदा स्वीकृत की जाएगी, उन्हें निविदा स्वीकृति के तीन 

माह के अंदर आयुक्त उत्पाद द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थल पर होलोग्राम मुद्रण एवं आपूर्ति की 
व्यवस्था करनी होगी तथा इसके लिए सभी संयत्र मशीनरी आदि निविदादाता को अधिष्ठापित करना होगा 
तथा होलोग्राम मुद्रणालय की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी । सभी प्रकार के किराये एवं 

कर का भुगतान निविदादाता के द्वारा किया जायेगा । 
8. विभाग द्वारा सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद स्तर के पदाधिकारी को प्रभारी पदाधिकारी 
होलोग्राम मुद्रणालय , के रुप में पदस्थापित किया जाएगा जिनके द्वारा सभी मुद्रित होलोग्राम का लेखा 
जोखा विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में रखा जाएगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 10 सितम्बर, 2014 
9. (क ) जिला के थोक अनुज्ञाधारी के रुप में कार्यरत झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड 

आवश्यकतानुसार होलोग्राम का माँगपत्र प्रस्तुत करेगा जिसे जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक 
उत्पाद तीन दिनों के अंदर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा समर्पित होलोग्राम माँग 
पत्र की प्रति के साथ अधियाचना पत्र प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम मुद्रणालय को भेज देंगे । प्रत्येक माह 
के अंत में झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपयोग किये गये होलोग्राम का लागत 
मूल्य बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक / चेक से होलोग्राम आपूर्तिकर्ता को भुगतान करेगा । 
( ख) एक रील में कितना होलोग्राम रखा जाएगा , का निर्धारण समय- समय पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा 
किया जाएगा तथा होलोग्राम का माँग पत्र रील संख्या के गुणक में प्रस्तुत किया जाएगा । 
( ग) जिला के अधीक्षक उत्पाद/ सहायक आयुक्त उत्पाद के माध्यम से होलोग्राम की अधियाचना प्राप्त 
होने पर प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम मुद्रणालय 7 (सात ) दिनों के अंदर होलोग्राम की आपूर्ति झारखण्ड 
राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को कर देगा । 
( घ) होलोग्राम की आपूर्ति झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि को की 
जाएगी तथा होलोग्राम के निर्बाध आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे । 
( ड.) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अधियाचित होलोग्राम की मात्रा एवं उसकी 
आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए आयुक्त उत्पाद अधियाचित होलोग्राम की मात्रा में यथा आवश्यक 
परिवर्तन कर सकते हैं । तद्नुसार होलोग्राम की आपूर्ति प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम मुद्रणालय द्वारा 
सुनिश्चित की जाएगी । 
( च ) परिवहन किये जानेवाले होलोग्राम का प्रत्येक परेषण समुचित रुप से पैक किया जाएगा तथा मजबूती 
से बांधा जाएगा। इसे प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम मुद्रणालय, उत्पाद एवं मध निषेध विभाग, झारखण्ड , 
राँची द्वारा मुहरबंद किया जाएगा ताकि परिवहन की अवधि में उसे खोला न जा सके एवं उसकी 
अंर्तवस्तुओं को , मुहरबंद पैकिंग सामग्री को तोड़े या हानि पहुँचाये बिना न तो अन्तक्षेप किया जा सके , न 
ही निकाला जा सके । 
( छ) मुख्यालय से होलोग्राम प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के 
प्रतिनिधि का फोटो युक्त पहचान पत्र, संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद द्वारा 
निर्गत किया जाएगा, जिसकी एक प्रति सीधे आयुक्त उत्पाद के कार्यालय अथवा प्रभारी पदाधिकारी 

होलोग्राम मुद्रणालय को भेजा जाएगा। 
10. ( क) होलोग्राम की आपूर्ति के लिए अंतिम रुप से चयनित निविदादाता , होलोग्राम के उत्पादन के पश्चात् 

होलोग्राम को निर्धारित गोदाम में रखने के पूर्व होलोग्राम पंजी-1 में उसका लेखा अंकित करेगा, जिसमें 
होलोग्राम निर्माणकर्ता के प्रतिनिधि एवं प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम मुद्रणालय द्वारा संयुक्त रुप से 
हस्ताक्षर किया जाएगा। इन होलोग्राम को दोहरे ताले में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी । एक 
ताला होलोग्राम आपूर्तिकर्ता का एवं दूसरा ताला प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम मुद्रणालय का होगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 10 सितम्बर , 2014 
( ख) होलोग्राम की आपूर्ति के पूर्व प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम मुद्रणालय आपूर्ति प्राप्तकर्ता के पहचान पत्र 
की जाँच करने के पश्चात् ही होलोग्राम की आपूर्ति करेगा साथ ही निर्धारित पंजी में आपूर्तिकर्ता एवं 
आपूर्ति प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर प्राप्त करेगा तथा आपूरित होलोग्राम का पूर्ण ब्यौरा होलोग्राम पंजी-2 में 

अंकित करेगा । 
11. मुद्रित/ अमुद्रित होलोग्राम का दैनिक लेखा-जोखा से संबंधित प्रतिवेदन आपूर्तिकर्ता तथा प्रभारी पदाधिकारी 

होलोग्राम मुद्रणालय के संयुक्त हस्ताक्षर से आयुक्त उत्पाद को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा । 
12. मुख्यालय से होलोग्राम प्राप्त कर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुज्ञप्ति स्थल तक 

सुरक्षित रुप से ले जाने की जिम्मेवारी झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की होगी। परिवहन 
मार्ग में किसी प्रकार की क्षति अथवा दुर्घटना होने कि स्थिति में उस क्षेत्र के थाना में प्राथमिकी दर्ज 
करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना संबंधित जिले के सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद को 
देना होगा । जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद शीघ्रताशीघ्र इसकी सूचना आयुक्त 

उत्पाद/ प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम मुद्रणालय को उपलब्ध करायेंगे । 
13. जिस मुहर से होलोग्राम का परेषण को मुहरबंद किया जाएगा, उसका एक सत्यापित नमूना भी होलोग्राम 

रिमुभल पास के साथ झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के आपूर्ति प्राप्तकर्ता इकाई के 

प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी को सीलबंद लिफाफे में बंद कर भेजा जाएगा । 
14. होलोग्राम के परेषण को बिना किसी क्षति या छेड़छाड़ के प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी को सुरक्षित रुप से 

प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व अनुज्ञाधारी झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत 
प्रतिनिधि का होगा और ऐसा करने में विफल होने की स्थिति में इसमें निहित राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति 

के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तरदायी होगा । 
15. झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के परिसर के प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी, परेषण में लगे 
हुए मुहर से संतुष्ट होने के बाद परेषण खोलेगा तथा प्राप्त होलोग्राम के सत्यापन के समय अपना 
प्रतिवेदन/प्रमाण पत्र होलोग्राम रिमुभल पास पर अंकित करेगा तत्पश्चात् इसे प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम 

को लौटा देगा । 
16. यदि परेषण की सील टूटी हुई पाई जाती है या होलोग्राम की मात्रा में कोई कमी पाई जाती है अथवा 

परेषण से किसी भी प्रकार की छेड़ - छाड़ संदिग्ध हो तो प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी मामले की जाँच करेगा 
तथा इस प्रकरण की प्रथम सूचना स्थानीय थाना में दर्ज करायेगा, साथ ही पूरे घटनाक्रम की सूचना 
संबंधित जिले के सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद को देगा । जिला के सहायक आयुक्त 
उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद अपने मंतव्य के साथ घटनाक्रम का पूर्ण विवरण सहित अपना प्रतिवेदन आयुक्त 

उत्पाद को आवश्यक आदेश/निदेश के लिए भेजेंगे। 
17. (क ) मुख्यालय से होलोग्राम प्राप्त करने के पश्चात् झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 

होलोग्राम पंजी- 3 में लेखा-जोखा रखा जाएगा तथा इसे प्रतिदिन पंजी में अंकित करना होगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 10 सितम्बर , 2014 


( ख ) होलोग्राम को बोतल/सैचेट/ कैन पर चिपकाने के संदर्भ में प्रतिदिन का लेखा- जोखा रखा जाएगा तथा 
इसका संधारण होलोग्राम पंजी- 4 में किया जाएगा। पंजी में प्रतिदिन होलोग्राम का पुस्त जमा, प्राप्ति , 

उपयोग किये गये होलोग्राम तथा पुस्त शेष का संधारण पंजी में किया जाना आवश्यक होगा । 
18. क्षतिग्रस्त होलोग्राम का लेखा होलोग्राम पंजी-5 में किया जाएगा तथा अव्यहृत होलोग्राम के संदर्भ में 

जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद द्वारा प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम मुद्रणालय/ आयुक्त 

उत्पाद को संसूचित किया जाएगा । 
19. झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा होलोग्राम का परेषण, समुचित 

सुरक्षा प्रबंधों के साथ प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम मुद्रणालय द्वारा निर्गत होलोग्राम रिमुभल पास के 
अधीन प्राप्त किया जाएगा तथा अपनी इकाई से संबंधित प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी को मुहरबंद हालात में 

प्राप्त कराया जायेगा । 
20 . झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त किये गये होलोग्राम 

प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी की अभिरक्षा में झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम 
परिसर में सुरक्षित रखा जाएगा। होलोग्राम प्राप्ति , भण्डारण एवं निकासी का दैनिक अभिलेख निर्धारित 
पंजी होलोग्राम प्रपत्र-6 में आपूर्ति प्राप्तकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संधारित किया जायेगा । 
21 . झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड होलोग्राम की दैनिक प्राप्ति , भण्डारण उपभोग, क्षति आदि 

का अभिलेख निर्धारित पंजी होलोग्राम प्रपत्र-7 में रखेगा। उपयोग के दौरान खराब हो गई होलोग्राम को 
सावधानीपूर्वक अलग सुरक्षित रखा जायेगा तथा होलोग्राम पर अंकित कोड नं0 को वितरण पंजी में 
अंकित किया जायेगा तथा क्षति का पाक्षिक विवरण संबंधित जिला सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक 
उत्पाद के माध्यम से प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम मुद्रणालय को झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन 
लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । 
22 . खराब हो गई होलोग्राम को त्रैमासिक आधार पर विनष्टिकरण की कार्रवाई आवश्यक सत्यापन एवं 

आयुक्त उत्पाद की पूर्वानुमति के पश्चात् प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन 
लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि एवं संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद की 
उपस्थिति में किया जाएगा तथा कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी होलोग्राम 

मुद्रणालय को भेजा जाएगा। 
23. झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि से होलोग्राम प्राप्त करने के पश्चात् होलोग्राम 

के सुरक्षित भण्डारण एवं उपयोग आदि का पूर्ण दायित्व संबंधित अनुज्ञप्ति इकाई के प्रभारी उत्पाद 

पदाधिकारी का होगा । 
24. झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के इकाई में मदिरा की निकासी के पूर्व बोतल/सैचेट / कैन 

की सही श्रेणी एवं धार्यता के लिए निर्धारित होलोग्राम लगाने की जिम्मेवारी झारखण्ड राज्य बिवरेजेज 
कॉरपोरेशन लिमिटेड की होगी । संबंधित इकाई के प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी निकासी के पूर्व यह 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 10 सितम्बर , 2014 
सुनिश्चित करेंगे कि बोतल/सैचेट/ कैन पर सही श्रेणी एवं सही धार्यता का ही होलोग्राम चिपकाया गया है । 
होलोग्राम के रंग एवं माप का निर्णय निविदा प्रकाशन के पूर्व आयुक्त उत्पाद द्वारा किया जाएगा, जिसे 

निविदा अवधि में भी समय- समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा। 
25. होलोग्राम के दुरुपयोग एवं वर्गीकरण के अनुसार उपयुक्त होलोग्राम नहीं लगाये जाने से हुई राजस्व क्षति 

के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे । 
26 . झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड जमानत राशि के रुप में रु0 1, 00,000 . 00 (एक लाख 

रु0) आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड के पदनाम से थातीकृत राष्ट्रीय बचत पत्र जमा करेगा । 
27. आयुक्त उत्पाद द्वारा समय- समय पर होलोग्राम के निर्माण, रख -रखाव , संग्रह , परिवहन तथा सुरक्षा के 

संदर्भ में विशेष निर्देश/ अनुदेश अथवा स्थायी आदेश जारी किए जा सकेंगे तथा आपूर्तिकर्ता एवं आपूर्ति 
प्राप्तकर्ता को इसका अनुपालन करना होगा । होलोग्राम प्रपत्र -1 से 7 का गठन सदस्य, राजस्व पर्षद् के 

द्वारा किया जाएगा । 
28 . भारत निर्मित विदेशी शराब (विस्की, ब्रांडी, रम, जीन , वोदका) आयातित विदेशी शराब , लो स्ट्रेन्थ कार्बोनेटेड 

अल्कोहलिक बिवरेज, बीयर, वाईन , देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के लिए अलग- अलग रंगों के 
होलोग्राम प्रयोग में लाए जायेंगे । 
29. होलोग्राम के आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों के अनुरुप होलोग्राम की आपूर्ति की जाएगी । 
30. (क) निविदा द्वारा चयनित आपूर्तिकर्ता को विभाग से एक एकरारनामा करना होगा। अनुबंधपत्र के साथ 

रु0 1, 00 , 00,000 . 00 (एक करोड़) की अप्रतिसंहरणीय (Irrevocable) बैंक गारन्टी विभाग को देनी होगी , 
जिसकी मान्यता अवधि निविदा की पूर्ण अवधि (विस्तारित अवधि सहित) के छः माह पश्चात् तक की 
होगी । 
( ख) विभाग के साथ किए गए एकरारनामा की शर्तों को पूरा नहीं करने की स्थिति में निविदादाता द्वारा 

समर्पित बैंक गारन्टी की राशि विभाग द्वारा Invoke एवं Forfeit की जाएगी । 
31. होलोग्राम आपूर्तिकर्ता को पाँच वित्तीय वर्ष के लिए होलोग्राम आपूर्ति की अनुमति प्रदान की जा सकेगी 

तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अधिकतम दो वर्ष तक की अवधि विस्तार की जा सकेगी । अवधि 

विस्तार के संबंध में विभाग द्वारा सम्यक रुप से विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा। 
32 . बोतलों के ढक्कन पर होलोग्राम इस प्रकार चिपकाया जाएगा कि आधा होलोग्राम ढक्कन पर एवं आधा 

बोतल पर लगा रहे । सैचेट एवं कैन पर होलोग्राम इस प्रकार चिपकाया जाएगा कि उक्त होलोग्राम मदिरा 

के उपभोक्ता को दृष्टि सुलभ हो साथ ही मुख्य लेबल पर न हो । 
33. ( क ) निविदा दवारा सफल निविदादाता के पक्ष में निर्धारित होलोग्राम के मूल्य को विभाग द्वारा 

अधिसूचित किया जाएगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 10 सितम्बर, 2014 


( ख ) विभाग द्वारा अलग से होलोग्राम फीस निर्धारित किया जाएगा तथा इसे झारखण्ड राज्य बिवरेजेज 
कॉरपोरेशन लिमिटेड से वसूल किया जाएगा । यह फीस होलोग्राम के मूल्य के अतिरिक्त होगा । 


34 . झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड होलोग्राम का निर्धारित मूल्य का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक / चेक 

आपूर्तिकर्ता के नाम से बनाएगा तथा इसकी सूचना प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी को दी जाएगी । 


35 . इस नियमावली में या समय - समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत आदेश/निदेश के अनुपालन में विफल 
होने की दशा में आपूर्तिकर्ता/ आपूर्ति प्राप्तकर्ता के विरुध्द नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा 

आवश्यकतानुसार प्रतिभूति के रुप में जमा राशि को सरकार के पक्ष में जप्त कर लिया जाएगा । 
36. इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से पूर्व झारखण्ड में लागू संबंधित नियमावली निरसित हो जायेंगे 

एवं कोई कार्य या कार्यवाही जो पूर्व में लागू नियमावली के अन्तर्गत की गई थी के संबंध में यह माना 
जाएगा कि इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन की गई है या की गई मानी जाएगी जबतक कि वह 
इस नियमावली के अधीन किये गये किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही द्वारा अधिक्रमित रुपान्तरित 
या परिवर्तित न कर दी जाए । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 /-) अस्पष्ट , 

सरकार के सचिव, 
उत्पाद एवं मध निषेध विभाग , 

झारखण्ड, राँची । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 437 - 50 | 


